8 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

साधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

25 फाल्गुन , 1943 ( श ० ) 
7 राँची , बुधवार 

16 मार्च , 2022 ( ई ० ) 


संख्या 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


- 


} 


भाग 1 - नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी 45 - 50 
और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ । 
भाग 1 - क - स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के 
आदेश | 
भाग 1 - ख -- मैट्रिकुलेसन , आई.ए. , आई.एस - सी . , बी.ए , 
बी.एस.सी. , एम.ए. , एम.ए.सी . , लॉ भाग 1 और 
2 , एम.बी.बी.एस. , बी.सी.ई. , डिप ० - इन - एड . , 
मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल , कार्यक्रम 
छात्रवृत्ति प्रदान आदि । 
भाग 1 - ग - शिक्षा संबंधी सूचनाएँ , परीक्षाफल आदि । 
भाग - 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
भाग - 2 - झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा 
निकले गये विनियम , आदेश , अधिसूचनाएँ 
एवं नियम आदि । 
भाग 3 - भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 
उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं और नियम 
' भारत गज़ट ' और राज्य गजटों से उद्धरण । 


भाग - 4 - झारखण्ड अधिनियम 
भाग - 5 - झारखण्ड विधान - सभा में पुरःअस्थापित 
विधेयक , उक्त विधान - मंडल में उप - स्थापित या 

उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और उक्त विधान - मंडल में 

पुरःस्थापन 

धापन के 
पूर्व प्रकाशित विधेयक | 
भाग - 7 - संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति 
एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है । 
भाग - 8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और 
संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक 

के 
भाग - 9- विज्ञापन 
भाग - 9 - क - वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 
भाग - 9 - ख - निविदा सूचनाएँ , परिवहन सूचनाएँ , 
न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ 
इत्यादि । 
पूरक- 


7 


... 


पूरक " अ " 


... 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 16 मार्च , 2022 


46 


2 


भाग 1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
17 फ़रवरी , 2022 


संख्या -1 / विविध -819 / 2014 का०-899 -- श्री वाघमारे प्रसाद कृष्ण , भा.प्र.से. ( झाः 2011 ) , संयुक्त 
सचिव , स्वास्थ्य , चिकित्सा , शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग , झारखण्ड को अखिल भारतीय सेवाएं 
( छुट्टी ) नियमावली , 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 28.01.2022 से 
04.02.2022 तक कुल 08 दिनों के लिए उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 


> 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


विनोद कुमार , 


सरकार के अवर सचिव । 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
26 फ़रवरी , 2022 


3 


> 


> 


संख्या -4 / नि सं०-12-154 / 2014 का०-1250 -- श्री विकास कुमार राय , झा ० प्र ० से ० ( तृतीय बैच , गृह 
जिला- बलिया , उत्तर प्रदेश ) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी , निरसा , धनबाद को दिनांक 24.04.2021 से 
07.05.2021 तक ( कुल -14 दिन ) झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 166 के अधीन परिशिष्ट 13 ( 1 ) ( ख ) 
के तहत् निरोधा अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से . 


जागो चौधरी , 


सरकार के अवर सचिव । 


- 


47 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 16 मार्च , 2022 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग | 


आदेश 
9 मार्च , 2022 


> 


1 


संख्या -6 / चारित्री -103 / 2021 का ०1515 - झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों के वर्ष- 2015 
16 , 2016-17 , 2017-18 , 2018-19 , 2019-20 एवं 2020-21 के लिए परफॉरमेंस मूल्याकंन प्रतिवेदन 
( APAR ) Online Upload करने एवं प्रतिवेदक , समीक्षी एवं स्वीकरण पदाधिकारियों के स्तर से 
मूल्यांकन हेतु निर्धारित तिथि को निम्नवत् विस्तारित की जाती है : 


> 


। 


झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों ( प्रतिवेदित पदाधिकारी ) | 31.03.2022 तक 
द्वारा Online APAR Upload करने की अंतिम तिथि 


॥ | Reporting Officer ( प्रतिवेदक पदाधिकारी ) द्वारा Online APAR 


31.03.2022 तक 


मूल्यांकन की अंतिम तिथि 


III Reviewing Officer ( समीक्षी पदाधिकारी ) द्वारा Online APAR | 31.03.2022 तक 

मूल्यांकन की अंतिम तिथि 


IV Accepting Officer ( स्वीकरण पदाधिकारी ) द्वारा Online APAR 31.03.2022 तक 
| 
मूलांकन की अंतिम तिथि 


ओम प्रकाश साह , 


सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 16 मार्च , 2022 


48 


प्रकाशनार्थ सूचना 


> 


मैं ANIL KUMAR SINGH , PRAWEEN KUMAR SINGH ( अन्य नाम PRATYUSH 
KUMAR SINGH ) का पिता शपथ पत्र सं ० 4567 , दिनांक 8 दिसम्बर , 2021 के अनुसार घोषणा करता 
हूँ कि मेरा पुत्र PRAWEEN KUMAR SINGH ( जन्म तिथि -11 जनवरी 2007 ) के नाम से 

से 
जाना जायेगा । 

PRAWEEN KUMAR SINGH एवं PRATYUSH KUMAR SINGH दोनों एक ही पुरुष का 
नाम है | 


PRESENT RESIDENT- 


VILL . MANGRA , 


P.O. & P.S. - BARWADIH 


DIST- LATEHAR , 


PIN - 822111 


- 


JHARKHAND 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं SANGEETA DEVI अन्य नाम SAITO KUMARI एवं SANGEETA KUMARI पति 
SANJAY RAM , शपथ पत्र सं ० 1192 , दिनांक 27 जनवरी , 2022 के अनुसार SANGEETA DEVI के 
नाम से जानी जाऊँगी । 

SANGEETA DEVI SAITO KUMARI SANGEETA KUMARI AT U HET 
का नाम है । 


PRESENT RESIDENT- 


JARANGDIH , MAINS QUARTER , 
BERMO , JARANGDIH , 
P.O.- JARANGDIH , 
P.S.- BOKARO THERMAL , 
DIST.- BOKARO , 


PIN - 829113 


- 


JHARKHAND . 


49 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 16 मार्च , 2022 


1 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं SWEETY CHOUDHARY अन्य नाम ALIZA BHAGAT पति RAJU KUMAR 
CHOUDHARY , शपथ पत्र सं ० 85 , दिनांक 3 मार्च , 2022 के अनुसार SWEETY CHOUDHARY के 
नाम से जानी जाऊँगी । 

SWEETY CHOUDHARY एवं ALIZA BHAGAT दोनों एक ही महिला का नाम है | 


PRESENT RESIDENT- 


C / O SHYAMDHANI CHOUDHARY , 
VILL . PANSA , 
P.O. - PANSA , 
P.S.- HAIDAR NAGAR , 
DIST.- PALAMU , 


- 


PIN - 822115 


- 


JHARKHAND . 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं NAZIA KHATUN अन्य नाम NAZIA KHATOON पिता MD . ALLAUDDIN ANSARI , 
शपथ पत्र सं ० 1226 , दिनांक 14 अगस्त , 2021 के अनुसार NAZIA KHATUN के नाम से जानी 
जाऊँगी । 

NAZIA KHATUN एवं NAZIA KHATOON दोनों एक ही महिला का नाम है | 


PRESENT RESIDENT- 


ARA DUMERBERA , 


P.O.- SARUBERA , 


P.S.- MANDU , 
DIST.- RAMGARH , 


PIN - 829134 


- 


JHARKHAND . 


झारखण्ड गजट ( साधारण ) , बुधवार , 16 मार्च , 2022 


50 


प्रकाशनार्थ सूचना 


मैं RAMENDRA KUMAR THAKUR , ARUBH RAJ ( अन्य नाम ADITYA RAJ ) का पिता 
शपथ पत्र सं ० 36 , दिनांक 2 मार्च , 2022 के अनुसार घोषणा करता हूँ कि मेरा पुत्र ADITYA RAJ 
( जन्म तिथि - 21 मार्च 2004 ) के नाम से जाना जायेगा । 

ADITYA RAJ एवं ARUBH RAJ दोनों एक ही पुरुष का नाम है । 


PRESENT RESIDENT- 


R / O TIWARI TANK ROAD , 
BANSI CHOWK , 


P.O. - G.P.O 


- 


P.S. - HINPIRI , 
DIST- RANCHI , 


PIN - 834001 


- 


JHARKHAND 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( साधारण ) 7 -- 50 | 


